रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


REGD . NO. D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग – खण्ड 3 - उप - खण्ड (1 ) 
PARTIL _ Section 3 - Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 3, 2012 / अग्रहायण 12 , 1934 
NEW DELHI , MONDAY, DECEMBER 3, 2012/AGRAHAYANA 12, 1934 


सं. 618] 
No . 618] 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
( खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ) 

आदेश 
नई दिल्ली , 3 दिसम्बर , 2012 


.. . साका.नि . 871( ओ / आ. व./ ईख . - केन्द्रीय सरकार ईख (नियंत्रण ) आदेश , 1966 के खण्ड 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उसके उपखण्ड (1) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में 
रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और एसोसिएशनों जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझती 
हो , से परामर्श करने के पश्चात् 9.5 % चीनी की मूल रिकवरी से सम्बद्ध गन्ने के 145 .00 रूपये प्रति 
क्विंटल की उचित तथा लाभकारी कीमत जो इस स्तर से अधिक रिकवरी के लिए प्रत्येक 0. 1 प्रतिशत 
प्वाइंट की वृद्धि के लिए 1.53 रूपये के प्रीमियम की शर्त के अध्यधीन हो , के आधार पर एतदद्वारा 
इसके साथ उपबंधित अनुसूची के स्तम्भ ( 4) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस उचित तथा लाभकारी कीमत 
के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात कड़ाह 
प्रक्रिया वाले चीनी कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अभिकर्ताओं द्वारा उनके कारखानों के द्वार पर 
या किसी क्रय केन्द्र पर 30 सितम्बर , 2012 को समाप्त होने वाले चीनी वर्ष 2011-2012 के लिए 
परिदत्त ईख के लिए संदेय होगी, किन्तु ऐसा, उक्त आदेश के खण्ड 3-क के अधीन उसके लिए संदेय 
रिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा : 


"बशर्ते कि जहां खरीद केन्द्रों से मिलों के द्वार तक गन्ने की ढुलाई के लिए परिवहन व्यय चीनी 
मिल मालिकों द्वारा वहन किया जाता है, वहां 38 पैसा प्रति क्विटल प्रति किलोमीटर की दर पर दुलाई 
रिबेट का भुगतान अधिकतम 7. 65 रुपए प्रति क्विटल की शर्त के अध्यधीन किया जाएगा। 


4473 GI/ 2012 


__ ( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - - SEC . 3(i)] 


- इस शर्त के अध्यधीन भी कि उचित तथा लाभकारी मूल्य से उपर्युक्त ढुलाई रिबेट की 
अनुमति केवल उन चीनी मिलों के लिए होगी जो समय से गन्ना मूल्य का भुगतान करते हैं और गन्ना . 
(नियंत्रण ) आदेश , 1966 के खंड 3 के अनुसार देय ब्याज सहित गन्ना मूल्य के समस्त बकाया का 
भुगतान करते हैं। " 


अनुसूची 


क्रम 


का नाम 


कारखाने का नाम व पता 


प्लांट 
कोड 


सं0 


उचित तथा 
लाभकारी 
मूल्य ( रुपए 
प्रति क्विंटल ) 


उत्तर प्रदेश 


| 60401 | गुलरिया 


145. 00 


09001 | तुलसीपुर 


146.53 


303701 सिम्भावली 


गुलरिया चीनी मिल्स ( बलरामपुर चीनी मिल्स की एक 
इकाई ) गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी , उ0प्र0 
तुलसीपुर चीनी कंपनी( बलरामपुर चीनी मिल्स लि0 की | 
एक इकाई), तुलसीपुर, जिला बलरामपुर 
( उत्तर प्रदेश ) 
सिम्भावली चीनी मिल्स प्रा0 लि0 , सिम्भावली 
जिला गाजियाबाद ( उत्तर प्रदेश ) 
खलीलाबाद चीनी मिल्स प्रा0 लि0 खलीलाबाद जिला 
संत कबीर नगर ( उत्तर प्रदेश ) 
बघौली शुगर एंड डिस्टिलरी लि0 , 
ग्राम बिकापुर, पोस्ट सुतेरा, वाया माधोगंज , 
जिला हरदोई, ( उ0प्र0) 


145 . 00 


4 . 


07702 | खलीलाबाद 


145 . 00 


62801 बिकापुर 


145 . 00 


महाराष्ट्र 


40001 | शिरूर 


166. 42 


घोड़गंगा एस0एस0के0 लि0, रावसाहेबनगर, नहावारे, 
तालुका शिरूर , जिला पुणे, (महाराष्ट्र ) 

श्री विठ्ठल साई एस एस के लि0 , राजीव गांधी नगर , 
मुरूम , तालुका ओमेरगा , जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र ) 


46801 | 


मुरूम 


175 .60 


| आन्ध्र प्रदेश 


8 


25401 | तिरुपति 


145 .00 


श्री वेंकटेश्वर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लि0, तिरुपति , 
गजूलामंडायम , जिला चित्तूर ( आंध्र प्रदेश ) 


| कर्नाटक 


30902 


बास 


163 . 36 


बन्नारी अम्मान शुगर लि0, आलागांची गांव , नंजनगुड , 
जिला मैसूर (कर्नाटक ) 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 10 


28801 | महेश्वर । कोलेगल । 


महेश्वर शुगर्स लि0, कुंटूर गांव , कोलेगल , 
जिला चामराजनगर (कर्नाटक ) 


166. 42 


1164401 |मुण्डारगी 


151.12 


मुण्डारगी एस0एस0के0 लि0, गांव गंगापुर , 
तालुका मुण्डारगी , जिला गडग (कर्नाटक ) 
गोकक शुगर्स लिमिटेड , कोलावी, तालुका गोकक, जिला 
बेलगाम (कर्नाटक ) 


| 1266901 | कोलावी 


178. 66 


| तमिलनाडु 


13 | 30401 नेल्लीकुप्पम 


145 . 00 


| 14. 30301 | कावेरी 


145 .00 


ईआईडी पैरी ( इंडिया ) लि0, 
नेल्लीकुप्पम, दक्षिण कुडालूर ( तमिलनाडु) 
ई0आई0डी0 पैरी ( इंडिया ) लि0 , 
जिला पेट्टावैथली, जिला त्रिची ( तमिलनाडु ) 
ई आई डी पैरी ( इंडिया) लि0, पुगालूर शुगर फैक्ट्री, 
डाकघर, जिला करूर, ( तमिलनाडु) 


15 


25802 पुगालूर 


146 .53 


[ फा. सं. 3 - 4/2011 -एसपी -II ] 
अधीर झा , निदेशक ( एसडीएफ ) 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 
(Department of Food and Public Distribution ) 

ORDER 
New Delhi, the 3rd December, 2012 


.- 


---- 


".."... 


GS.R 871(E )/Ess . Com ./ Sugarcane.— In exercise of the powers conferred by Clause 3 of 
Sugarcane (Control ) Order, 1966 and having regard to the various factors mentioned in sub 
clause (1 ) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, Bodies 
and Associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the fair 
and remunerative price of sugarcane at Rs. 145 .00 per quintal linked to a basic recovery of 
9.5 % sugar subject to a premium of Rs. 1.53 for every 0 . 1 % point increase in the recovery 
above that level hereby fixes the price specified in column (4 ) of the Schedule hereto annexed 
as the fair and remunerative price that shall be payable by the owners of the vacuum pan 
process sugar factories specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule 
or their agents for the sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre 
for the sugar year 2011-2012 ending the 30th September , 2012 subject to the rebates payable 
therefor under clause 3A of the said Order 


" Provided that where the transportation cost is borne by Sugar Mill Owners in the 
transportation of Sugarcane, from purchase centres to mills gate payment of transport rebate 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec. 3(1)] 


at the rate of 38 Paise per quintal per kilometre shall be made subject to a maximum of rupees 
7 .65 per quintal for Sugarcane delivered for purchase at any purchasing Centre connected by 
rail or road . 


Provided further that the aforesaid transport rebate from Fair and Remunerative Price 
shall be allowed only to those sugar mills which make cane price payment timely and clear all 
arrears of cane payment dues, together with due interest as per clause 3 of the Sugarcane 
(Control) Order, 1966 " . 


SCHEDULE 


Plant name 


Name and Address of the sugar mill 


s . 
No . 


Plant 
Code 


Fair and 
Remunerative Price 
(Rs. Per quintal) 


UTTAR PRADESH 

60401 Gularia 


145 . 00 


09001 


Tulsipur 


146 . 53 


03701 


| 5imbhaoli 


Gularia ChiniMills (A unit of Balrampur Chini 
Mills Ltd .). Gularia , District - Lakhimpur- Kheri 
(U .P ) 
Tulsipur Sugar Company (A unit of Balrampur 
ChiniMills Ltd .), Tulsipur, District - Balrampur 
( U . P ) 
Simbhaoli Sugar Mills Pvt . Ltd ., Simbhaoli, 
District- Ghaziabad (U .P ) 
Khalilabad Sugar Mills Pvt. Ltd . Khalilabad , 
District-Sant Kabir Nagar (U . P ) 
Bhagauli Sugar & Distillary Ltd ., village 
Bikapur, Post- Sautera via Madhoganj, 
District- Hardoi (U .P ) 


145 . 00 


07702 


Khalilabad 


| 145 .00 


5 


| 62801 


Bikapur 


145 . 00 


MAHARASHTRA 
6 40001 | Shirur 


166 .42 


Ghodganga S.S.K . Ltd ., Raosahebnagar, 
Nhavare , Taluka -Shirur, District- Pune 
[Maharashtra ) 
Shri Vitthalsai 5 . S.K . Ltd ., Rajiv Gandhi Nagar , 
Murum , Taluka - Omerga , District- Osmanabad 
[Maharashtra ] 


46801 | Murum 


175 .60 


ANDHRA PRADESH 

25401 Tirupati 


145 .00 


Sri Venkateshwara Cooperative Sugar Factory 
Ltd ., Tirupati , Gajulamandyam , District 
Chittoor (A .P ) 


KARNATAKA 

30902 


163. 36 


10 


28801 


166 . 42 


BAS : Bannari Amman Sugars Ltd., Alaganchi village, 

Nanjangud , District -Mysore (Karnataka) 
Maheshwara Maheshwara Sugars Ltd ., Kunthur village , 
/ Kollegal Kollegal, District- Chamarajanagar (Karnataka ) 
Mundargi Mundargi S.S.K. Ltd ., village Gangapur, Taluka 

Mundargi, District-Gadag (Karnataka ) 


11 


64401 


151. 12 


[ T II — Que 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12 


66901 


Kolavi 


178 .66 


Gokak Sugars Ltd ., Kolavi, Taluka Gokak , 
District- Belgaum (Karnataka ) 


TAMIL NADU . 
13 30401 Nellikuppam 


145.00 


14 


| 30301 


Cauvery 


145 . 00 


E .I.D . Parry ( India ) Ltd ., Nellikuppam , District - 
Cuddalore ( T.N ) 
E.I.D . Parry (India ) Ltd ., Pettavaithalai., 
District- Trichy ( T.N ) 
E.I.D . Parry ( India ) Ltd ., Pugalur Sugar Factory 
P .O ., District - Karur ( T.N ) 


15 


1 25802 


146 . 53 


[F. No. 3-4 /2011 -SP -IT] 
ADHIR JHA,Director (SDF) 


4473 4012 -2 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


